सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 771 


___ 4 अश्विन , 1938 ( श०) 
राँची, सोमवार, 

___ 26 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

15 सितम्बर, 2016 
संख्या- 20 / आयुष (स्था0)- 21/2012 ( खण्ड-1)-282 ( 20 )-- आयुष चिकित्सा 
संवर्ग के मूल कोटि का पद एकीकृत बिहार के समय से ( आयुर्वेद / यूनानी) एवं झारखण्ड 
सरकार द्वारा होमियोपैथिक राजपत्रित घोषित है । किन्तु इस संवर्ग को “ राज्य सेवा" 
घोषित नहीं किया जा सका है । इस संवर्ग में पदों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें 
मूल कोटि के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर निदेशक आयुष तक का पद 
सृजित है । 


इस संवर्ग के मूल कोटि के पद का शैक्षणिक योग्यता स्नातक ( आयुर्वेदिक / 
होमियोपैथिक / यूनानी) योग्यता निर्धारित है जो झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के बिल्कुल 
समान है तथा भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद एवं केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद , नई 
दिल्ली द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 26 सितम्बर , 2016 
अतएव आयुष चिकित्सा संवर्ग को “ झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा” की भांति “ झारखण्ड 
आयुष स्वास्थ्य सेवा” घोषित किया जाता है । 


नोट - यह विषय राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 30 अगस्त , 2016 के मद 
संख्या-6 के रूप में स्वीकृत है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


असीम कुमार सरखेल , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 771 - 50 | 


